सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 
रुड़की 


खण्ड-22] रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 जुलाई, 2021 ई0 (आषाढ़ 12, 1943 शक Wad) [संख्या-27 


विषय-सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें 
TOR eT 
रु 
सम्पूर्ण गजट का मूल्य... ~ oe = 3075 
भाग 1-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, 
अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ० 403-409 1500 


भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्‍न विमागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद्‌ ने जारी किया 247-251 1500 
भाग 2-आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम fares, जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई 

कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण... a 975 
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड 

एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 

पंचायतीराज आदि के निदेश fire विभिन्‍न आयुकतों 


अथवा जिलाघधिकारियों ने जारी किया हर = 975 
भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड हित हे - 975 
भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड = 975 


भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 
जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 


की रिपोर्ट ae = 975 
भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य . 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां = लि - 975 
भाग 89-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि = 215-216 975 
werd पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि डे = 1425 


403-6 


404 उत्तराखण्ड TAC, 03 जुलाई, 2021 Fo (आषाढ़ 12, 1943 शक Wad) [are 


भाग 1 
विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
वन अनुमाग-2 
आदेश 
07 जून, 2021 ई0 


संख्या 962 /X-2-2019-08(52)/2001—# राज्यपाल, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 
(यथा संशोधित वर्ष 2006) की घारा 4(1)(खख्र) के अघीन शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राजीव तलवार, 
45 त्यागी रोड़, देहरादून को राजाजी टाईगर रिजर्व (जनपद हरिद्वार-देहरादून-पाँडी क्षेत्र) हेतु इस 
आदेश के निर्गत होने की तिथि से .एक वर्ष की अवधि के लिए अवैतनिक वन्य जीव प्रतिपालक (Honorary 
Wild Life Warden) नियुक्त करते है। 


आज्ञा से, 
आनन्द बर्द्धन, 


अपर मुख्य सचिव। 


सिंचाई अनुभाग-1 
विज्ञप्ति 
03 जून, 2021 ई0 


संख्या 499 / ॥(1)/2021-01(46)/2002-एतद्द्वारा यह विज्ञप्ति की जाती है कि सिंचाई विभाग में 
कार्यरत श्रेणी “a के निम्नलिखित अधिकारी की उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को 60 वर्ष की 
अधिवर्षता की आयु पूर्ण करने के पश्चात्‌ सेवानिवृत्त हो जायेंगे:- 


an 


एस0ए० मुरूगेशन, 
सचिव। 


वित्त अनुभाग-8 
विज्ञप्ति / पदोन्नति 
04 जून, 2021 go 


संख्या 316 // 2021 / 32(100) / 20(५॥(8)/2001-उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली, 
2009 के भाग-3 के अधीन तात्कालिक प्रभाव से राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत्त 
चयन af 2018-19 में राज्य कर अधिकारी (पूर्व पद नाम वाणिज्य कर अधिकारी), वेतनमान 
Bo 44900-142400, लेवल-07 (पूर्व वेतनमान Go 9300-34800, ग्रेड वेतन Go 4600) के Raa पदों के 
सापेक्ष उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या-08/51/ई-1/डी0पी०सी0 / 2020-21, 
दिनांक 15.04.2021 के माध्यम से प्राप्त 10 कार्मिकों को राज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्‍नतति प्रदान 
किये जाने की संस्तुतियों के सापेक्ष नियमित चयनोपरान्त निम्नांकित कार्मिकों को पदोन्‍नत किये जाने की 
सहर्ष स्वीकृतति प्रदान की जाती है:- 


नाम सर्वश्री / श्रीमती / कु 0 
1. सुल्तान सिंह 
- विनोद सिंह 
. लक्ष्मण सिंह राणा 
सुरेन्द्र सिंह रावत 
हरक सिंह 
. ध्यान सिंह 
'. जयपाल सिंह 


NO om Pp छ 


8. जगमोहन सिंह 


02- उक्त पदोन्‍नत अधिकारियों की तैनाती आदेश आयुकक्‍षत राज्य कर, उत्तराखण्ड द्वारा पृथक से निर्गत 
fet जायेगें। उक्त पदोन्‍नति आदेश में अधिकारियों के क्रम का ज्येष्ठता से कोई संबंध नहीं है। उक्त 
पदोन्‍नति उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड राज्य के कार्मिकों के मध्य अंतिम आवंटन के अघीन की जा रही है। 


o3— उक्त पदोन्‍नत अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा 
जाता है। 


सौजन्या, 
सचिव। 


गृह अनुमाग-8 
अधिसूचना 


04 जून, 2021 ई0 


संख्या 371 />(5-8/2021-11(02)2019-राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 
अधिनियम were 10) की घारा 21 सपठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम 2) की धारा 2 के 
खण्ड (ध) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या 1163 /XX(a) / 2017-11(48) 
2015 दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 जिसके द्वारा जिला अल्मोड़ा के तहसील सोमेश्वर में पुलिस थाना सूजित 
किया गया है, को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए, उक्त थाने के क्षेत्रान्तर्गत विद्यमान 43 ग्रामों के 
अतिरिक्त तहसील सोमेश्वर के राजस्व क्षेत्र के 02 ग्रामों को भी नियमित पुलिस क्षेत्रान्तर्गत अधिसूचित किये 
जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते 21 


2- राज्यपाल यह भी निर्देश देते है कि थाना सोमेश्वर के क्षेत्रान्तर्गत पूर्व से विद्यमान ग्रामों के 
अतिरिक्त offre 1 में उल्लिखित 02 ग्राम नियमित पुलिस क्षेत्रान्तर्गत थाना सोमेश्वर में 
सम्मिलित होगें तथा तहसील सोमेश्वर के राजस्व पुलिस के अधिकार क्षेत्र से अलग कर दिये 
wet | 


संलग्नक-परिशिष्ट। 


406 __ उत्तराखण्ड गजट, 03 जुलाई, 2021 go (आथाढ़ 12, 1943 शक सम्बत) __[माग : 1 
परिशिष्ट-1 
जिला अल्मोड़ा के तहसील सोमेश्वर के नियमित पुलिस थाना क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने वाले अतिरिक्त 
०2 राजस्व ग्रामों की सूची:- 


राजस्व ग्राम D नाम 


लद्यूड़ा 


आज्ञा से, 
नितेश कुमार झा, 
सचिव। 


In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the “Constitution of India,” the Governor is 
pleased to order the publication of the following English transtation of Notification No.371/XX(8)2021-11(48)2015 
dated June 04, 2021 for general information. 

NOTIFICATION 
June 04, 2021 


No. 374/XX(8)2021-11(48)2015--In exercise of the power conferred under Section 21 of the General Clause 
Act, 1897 (Act No. 10 of 1897) read with clause of section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 
of 1974) and partially amending the notification No. 1163/XX(8) 2017-11(48)2015 dated 27 December, 2017 by 
which created a Police Station at tehsil Someshwar District Aimora, the Governor, including already existing 43 
villages under said station, is pleased to notify the additional 02 revenue villages under jurisdiction of regular 
police. 

2- The Governor also directs that in addition to already existing villages under jurisdiction of 
regular police station, 02 more additional villages, as mentioned in Appendix-1 shall be 
included under jurisdiction of regular police station and be removed from the jurisdiction of 
the Revenue Police of tehsil Someshwar. 


Enclosure-Appendix-1 


Appendix-1 
List of additional 02 revenue villages to be included under jurisdiction of regular Police Station of tehsil 
Someshwar district Almora. 


—————— + कक भ क»+«भ भार नमन 
Name of Revenue Villages 


By Order, 


NITESH KUMAR JHA, 
ह Secretary. 


art 1] उत्तराखण्ड गजट, 03 जुलाई, 2021 Fo (आषाढ़ 12, 1943 शक Wad) 407 


संस्कृति, धर्मस्व/ तीर्थाटन प्रबन्धन तथा धार्मिक मेला अनुभाग 
अधिसूचना / संशोधन 
14 जून, 2021 ई0 


संख्या-319 / Vi/2021-83(7)2019 टी.सी-2--अधिसूचना संख्या-310 / Vi/2021-83(7)2019 
टी.सी-2. दिनांक 05.06.2021 में क्रम संख्या-3 में अंकित शब्द 'मखवा' के स्थान पर ‘Hea एवं क्रम 
संख्या-4 में अंकित शब्द fava के स्थान पर “खरसाली“ पढ़ा जाये। 


2- अधिसूचना संख्या-310 / Vi/2021-83(7)2019 टी.सी-2, दिनांक 05.06.2021 को इस सीमा तक संशोधित 
समझा जाये। waa अधिसूचना के अन्य प्राविघान यथावत््‌्‌ wt 


दिलीप जावलकर, 
सचिव। 


अधिसूचना 
05 जून, 2021 ई0 


संख्या-310 / Vi/2021-83(7)2019 टी.सी-2-राज्यपाल, उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम्‌ 
प्रबन्धन अधिनियम, 2019 की धारा 3 की उपघारा (2) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (&:) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड चार 
धाम trem प्रबन्धन बोर्ड में पुजारियों /वंशानुगत पुजारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बद्री-केदार, 
यमुनोत्री-गंगात्री एवं अनुसूची में वर्णित धार्मिक देवस्थानों में किसी अधिकार को घारण करने वाले 
व्यक्तियों की श्रेणी में निम्नलिखित को एतद्द्वारा सदस्य नामित करते हैं:- 


1- श्री आशुतोष डिमरी, पुत्र श्री उमाप्रसाद डिमरी, 111, लेन नं-9, इन्द्रप्रस्थ, अपर नथनपुर, 
देहरादून । 


2- श्री श्रीनिवास पोश्ती, पुत्र eo श्री अमरनाथ पोश्ती, ग्राम एवं पोस्ट wate, रूद्रप्रयाग। 
3- श्री कूपा राम सेमवाल पुत्र श्री गोपाल राम सेमवाल, गांव-मखवा, पो-हर्षिल, उत्तरकाशी। 
4- श्री जयप्रकाश उनियाल, wo श्री किशनदत्त उनियाल, ग्राम एवं पो-खिरसाली, उत्तरकाशी। 
5- श्री गोविन्द सिंह पंवार, पुत्र eo श्री उमराव सिंह पंवार, वार्ड नं-7, सुनील, जोशीमठ, चमोली। 


अधिसूचना 
05 जून, 2021 ई0 


संख्या-311 / Vi/2021-83(7)2019 टी.सी-2-राज्यपाल, उत्तराखण्ड चार घाम देवस्थानम्‌ 
प्रबन्धन अधिनियम, 2019 की घारा 3 की उपघारा (2) के खण्ड (@) के उपखण्ड (चार) के अन्तर्गत 
उत्तराखण्ड चार घाम देवस्थानम्‌ प्रबन्धन बोर्ड में हिन्दू धार्मिक मामलों में विशेष रूचि रखने वाले दानदाता 
(मूत, वर्तमान या भविष्य) की श्रेणी में श्री अनन्त अम्बानी, पुत्र श्री मुकेश अम्बानी, अन्तिला, 39, veers 
रोड, मुम्बई को एतद्द्वारा सदस्य नामित करते 2) 


2021 ३० (आषाढ़ 12, 1943 शक सम्वत्‌) [मास 1 


अधिसूचना 
05 जून, 2021 go 


संख्या-312 / Vi/2021-83(7)2019 टी.सी-2-राज्यपाल, उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम्‌ 
प्रबन्धन अधिनियम, 2019 की धारा 3 की उपघारा (2) के खण्ड (a) के उपखण्ड (चार) के अन्तर्गत 
उत्तराखण्ड चार घाम देवस्थानमू्‌ प्रबन्धन बोर्ड में हिन्दू धार्मिक मामलों में विशेष रूचि रखने वाले दानदाता 
(मूत, वर्तमान या भविष्य) की श्रेणी में श्री महेन्द्र शर्मा, पुत्र श्री अमरनाथ शर्मा, ई-156, dex कैलाश 
पार्ट-1, नई दिल्‍ली को एतद्द्वारा सदस्य नामित करते हैँ। 


अधिसूचना 
05 जून, 2021 go 


संख्या-313 / Vi/2021-83(7)2019 टी.सी-2-राज्यपाल, उत्तराखण्ड चार घाम देवस्थानम्‌ 
प्रबन्धन अधिनियम, 2019 की घारा 3 की उपघारा (2) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (चार) के अन्तर्गत 
उत्तराखण्ड चार घाम देवस्थानम्‌ प्रबन्धन बोर्ड में हिन्दू धार्मिक मामलों में विशेष रूचि रखने वाले दानदाता 
(भूत, वर्तमान या भविष्य) की श्रेणी में श्री सज्जन जिंदल, पुत्र wo श्री ओ0पी० जिंदल, निपीयन सी रोड़, 
वाल्के श्वर, दक्षिण मुम्बई को एतद्द्वारा सदस्य नामित करते हैं। 


आज्ञा से, 
दिलीप जावलकर, 
सचिव। 


गृह अनुभाग-1 
विज्ञप्ति / पदोन्नति 
31 मई, 2021 ई0 
संख्या-363 / ११ (1)-2021-3(12)2014-उत्तराखण्ड प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग के पुलिस 
उपाघीक्षक, कनिष्ठ वेतनमान (पे मैद्रिक्स लेवल-10) के पद पर प्रोन्नति कोटे की चयन वर्ष 2020-21 की 
रिक्तियों के सापेक्ष उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर स्थायी 


पुलिस निरीक्षक, श्री राकेश रावत को पुलिस उपाघीक्षक, कनिष्ठ वेतनमान (पे मैट्रिक्स लेवल-10) के पद 
पर कार्यमार ग्रहण करने की तिथि से vista करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। 


2- उक्त स्थायी पुलिस निरीक्षक की पदोन्नति पुलिस उपाधीक्षक, कनिष्ठ वेतनमान के पद पर निम्नलिखित 
wat एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:- 


(क) उक्तानुसार vata किये जाने वाले कार्मिक को उनके कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से 
०2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा, जैसा कि उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली, 2009 के 
नियम-24 में प्रावधान है। 


(ख) उकक्‍्तवत्‌ पदोन्‍नति पाने वाले कार्मिक की ज्येष्ठता उक्त सेवा में पूर्व से नियुक्त किये गये तथा नियुक्त 
किये जाने वाले अन्य अभ्यर्थ्रियों के साथ कालान्तर में सुसंगत नियमों के अनुसार निर्गत की जायेगी। 


(ग) पदोन्नति के उपरान्त भी vata किये जाने वाले कार्मिकों के सम्बन्ध में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य 
भविष्य में प्रकाश में आता है, तो ऐसे offer की पदोन्‍नति तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी 
जायेगी। 


भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 03 जुलाई, [ला३, 2021 [आधा 12, 1943 wad) 409 
ई0 (rare शक सम्वत 


3- प्रश्नगत पदोन्नति ao उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित Re याचिका संख्या: 1393(एस / बी) / 2020 
नदीम अतहर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, निर्देश याचिका संख्या-25,//डी0बी0 / 2020 
श्री संदीप नेगी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य तथा अन्य, निर्देश याचिका संख्या-80 / डी0बी0 / 2020 
श्री राजेन्द्र सिंह रावत व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य तथा अन्य एवं निर्देश याचिका 
संख्या-97 / डी0बी0 / 2020 श्री चंचल शर्मा व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य तथा अन्य में AO न्यायालय 
द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अध्यीन रहेगी। 


आज्ञा से, 
अत्तर सिंह, 
अपर सचिव। 


पी0एस0यू0 (आर0ई0) 27 हिन्दी wore /264—aTT 1-2021 (कम्प्यूटर /रीजियो)। 


मुद्रक एवम्‌ प्रकाशक--अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, VST! 


पंजीकरण संख्या-५08/00/009/30/2021-2023 


सरकारी Tore. उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 जुलाई, 2021 ई0 (आषाढ़ 12, 1943 शक सम्वत्‌) 


भाग +क 
नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्‍न विभागों 
के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद्‌ ने जारी किया 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL 


NOTIFICATION 
May 15, 2021 

No. 181/UHC/Admin.B/2021-Having assessed the COVID affected cases in all the 
districts of the State and issues related thereto, in view of the health guidelines issued by 
the Government of India and the State Government and keeping in view the safety of litigants, 
advocates, officers and staff of the Subordinate Courts, Hon'ble the Chief Justice is 
pleased to issue following directions for conduct of work in the Subordinate Courts 
४.७. 17,05.2021 (Monday) 


1... Till further orders, Subordinate Courts of District Dehradun will take 
up only the following matters:- 


(1) Remand, and all bail applications (fresh or pending) 
(2) Fresh applications for temporary injunctions 


(3) Any extreme urgent matter arising frem extraordinary 
circumstances. For hearing in such matter, request along 
with the facts that matter can not wait till {his Notification is 


247-a 


248 उत्तराखण्ड THC, 03 जुलाई, 2021 Fo (आषाढ़ 12, 1943 शक सम्वत्‌) 


[art 1 


कं 


in force, shall be e-mailed and the. Jurisdiction Court by 
passing a speaking order, deems It fit and appropriate to 
take up the matter. 


2. 1॥ further orders, Subordinate Courts in the remaining districts will 
take up only the following matters:- 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


(8) 


(9) 
(10) 


(11) 


Remand, and all bail applications (fresh or pending) 
Applications for release of property 

Applications under Section 156 (3) of the Code of Criminal 
Procedure, 1973 

Applications for temporary injunctions/stay 

Applications for interim maintenance 

Applications for issue of succession certificates 


Matters under section 138 of the ‘Hindu Marriage Act, 
1955 


Applications for settlement of dispute by compromise 


Matters relating to investigation by the Police 
Final arguments 


Any extreme urgent matter arising from extraordinary 
circumstances. For hearing in such matter, request along 
with the facts that matter can not wait till this Notification 
is in force, shall be e-mailed and the Jurisdiction Court by 


Passing a speaking order, deems it fit and appropriate to 
take up the matter - 


3. All matters, mentioned above, shall be taken up exclusively 
through video conferencing, and in the manner provided in Notification 
No. 156 dated 13.04.2021, read with Corrigendum dated 15.04.2021 of 
the Hon'ble High Court. 


4. Where facilities for video conferencing are available/installed at 
the residential offices of the officers, and the work may be transacted 
therefrom, the officers need not to visit the Court Complex for the work 


concerned. 


माग 4-क] उत्तराखण्ड WAC, 03 जुलाई, 2021 Fo (आषाढ़ 12, 1943 शक Waa) 249 


c 


5 Places where facilities for video conferencing are not available or 
if they are available, video conferencing can not be conducted due to 
want of necessary connections/signals, as an exception, hearing may be 
done by any other mode of electronic communication, not requiring 
Physical presence, like conference calls etc. 


6. For convenient enforcement of this Notification, District Judges 

may give such directions, which they may deem fit and appropriate and 
1 

are not inconsistent with the Notification. 


as In these orders, in relation to the Family Courts, the word ‘District 
Judge’ shall be read as ‘Principal Judge/Judge, in-charge’, Family 
Courts. | 
By Orders of Hon'ble the Chief Justice, 
Illegible, 


Registrar Gereral i/c. 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND NAINITAL 


NOTIFICATION 
June 09, 2021 


No. 224/XIV-a/37/Admin.A/2015--Sri Mithilesh Pandey, Additional Chief Judicial Magistrate, 
Kashipur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 29 days w.e.f. 26.04.2021 to 
24.05.2021 with permission to prefix 25.04.2021 as Sunday holidays. 


NOTIFICATION 
June 09, 2021 


No. 222/XIV/a-40/Admin.A/2017--Ms. Nisha Devi, Civil Judge (Jr. Div.), Tehri Garhwal is hereby 
sanctioned medical leave for 28 days w.e.f. 26.04.2021 to 23.05.2021. 


NOTIFICATION: 
June 10, 2021 


No. 225/XIV-20/Admin.A/2008--Ms. Meena Deopa, Additional District Judge, POSCO, Dehradun, is 
hereby sanctioned earned leave for 27 days w.e.f. 03.05.2021 to 29.05.2021 with permission to prefix 02.05.2021 
as Sunday holiday & suffix 30.05.2021 85 Sunday holiday. 


By Order of Hon'ble the Administrative Judge, 
Sd/- 
Registrar (Inspection) 


03 जुलाई, 2021 Fo (आषाढ़ 12, 1943 शक Wag) [art 1-क 


NOTIFICATION 
June 11, 2021 


No. 226/XIV/a-40/Admin.A/2020--Ms. Pratiksha Kesarwani, 2" Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Roorkee, 
District Hardwar is hereby sanctioned medical leave for 20 days w.e.f. 30.04.2021 to 19.05.2021 


By Order of Hon'ble the Administrative Judge, 


Registrar (Inspection) 
NOTIFICATION 
June 11, 2021 


No. 227/XIV/a-41/Admin.A/2013--Sri Manoj Garbyal, the then Registrar (Computer), 
High Court of Uttarakhand, Nainital presently posted as 3% Additional District Judge, Dehradun, is hereby 
sanctioned medical leave for 17 days w.e.f. 14.10.2020 to 30.10.2020. पु 


By Order of Hon'ble the Chief Justice, 
Sd/- 
Registrar (Inspection). 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL 
NOTIFICATION 
June 12, 2021 


No. 228/UHC/Admin.B/2021-Having assessed the COVID affected cases in all the districts of the 
State and issues related thereto, in view of the health guidelines issued by the Government of India and the 
State Government and keeping in view the safety of litigants, advocates, officers and staff of the Subordinate 
Courts, Hon'ble Court is pleased to issue following directions for conduct of work in the Subordinate Courts:- 


1. Subordinate Courts of District Champawat, Rudraprayag and Uttarkashi will resume normal judicial work, 
except trials, only through physical mode w.e.f. 14.06.2021. 


2. Subordinate Courts of the remaining 10 districts will continue hearing through virtual mode in consonance 
with Notification No. 181/UHC/Admin.B/2021 dated 15.05.2021 of the Hon'ble Court. 


3, Subordinate Courts will follow the guidelines given in the enclosed Standard Operating Procedure (SOPs). 


4. The Standard Operating Procedure (SOPs) will be strictly adhered to with such suitable adaptations, as 
may be necessary to confirm to the hearing through physical or virtual mode, as the case may be. 


By Orders of Hon'ble Court, 
Sd/- 


Registrar General. 


THE, OS जुलाई, 2021 Fo (आषाढ़ 12, 1943 शक सम्वत्‌) 251 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND NAINITAL 
NOTIFICATION 


June 14, 2021 


No. 229/UHC/Admin.(A)/2021--Following Review Officers of the Court are hereby promoted to 
the post of Section Officer in pay matrix of €47600-151100 (Level-8) [after 04 years of service 
pay matrix ¥ 56100-177500 (Level-10)] in the establishment of High Court of Uttarakhand, Nainital with 
effect from the date of their taking over charge: 


1. Sri Bhuwan Chandra Pathak. 

. Ms. Anju Sharma. 

. Sri Jeetendra Singh Pokhariya. 
. Ms. Mamtesh, 

. Sri Ram Sudhar Verma. 


. Sri Rajeev Kumar Tewari. 


जय Om pon 


. Sri Govind Baliabh Pandey. 


By Order of Hon'ble the Chief Justice, 
Sa 
14.06.2021, 
Registrar Generai. 


NOTIFICATION 
June 14, 2021 
No, 230/UHC/XIV-al43/Admin.A/2078--Ms. Mamta Pant, Additional Civil Judge (Sr. 01५), Teh? Garhwal 
is hereby sanctioned earned leave for 22 days’ w.e.f. 06.04.2021 to 28.04.2021. 


NOTIFICATION 
June 14, 2021 


No. 234/XiV/a-40/Admin.A/26%18--Sri Rajnish Mohan, Civil Judge (Jr. Div.), Tenakpur, District 
Champawat is hereby sanctioned medial leave for 14 days w.e.f. 16.04.2021 to 29.04.2021. 


By Order of Hon'ble the Administrative Judge, 
Sd/- 
Registrar (Inspection) 


पी0०एस0यू0 (आर0ई0) 27 हिन्दी wore /264-माग 1-क-2021 (कम्प्यूटर /रीजियो)। 


मुद्रक एवम्‌ प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, weet! 


औ्रौकरण संख्या-0#/00100॥/30/2021-2023 


सरकारी Tac उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 जुलाई, 2021 ई0 (आषाढ़ 12, 1943 शक सम्वत्‌) 


भाग 8 
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 


सूचना 


मेरे सेवा अभिलेखों में मेरा नाम GOR! SHANKAR दर्ज है। जबकि वास्तविक नाम 
GAURI SHANKER SAINI है | भविष्य में मुझे GAURI SHANKER SAINI पुत्र गंगा राम सैनी 245,/3 ,/3 
BHEL हरिद्वार के नाम से जाना जाये। 


समस्त विधिक औपचारिकताएऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं। 


गौरी शंकर सैनी 
पुत्र श्री गंगा राम सैनी 
निवासी 245 /3/3 बी0एच0ई0एल0 
हरिद्वार तहसील व जिला हरिद्वार। 


215-< 


216 उत्तराखण्ड गजट, 03 जुलाई, 2021 Fo (आषाढ़ 12, 1943 शक सम्वत्‌) {art 8 


सूचना 


मैंने अपना नाम सत्यप्रकाश से बदलकर सत्यप्रकाश सचान कर लिया है। भविष्य में मुझे सत्यप्रकाश सचान 
पुत्र बाबूराम सचान के नाम से जाना जाये। 


समस्त विधिक औपचारिकताएऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं। 


सत्यप्रकाश सचान पुत्र बाबूराम सचान 
निवासी 381, टाइप-3, सेक्टर-5बी, 
बी0एच0ई0एल0, हरिद्वार | 


पी0एस0०यू0 (आर०ई0) 27 हिन्दी गजट/264-भाग-8-2021 (कम्प्यूटर /रीजियो)। 
मुद्रक एवम्‌ प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की। 


